निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 आषाढ़ 1943 ( श ० ) 
( सं ० पटना 568 ) पटना , सोमवार , 5 जुलाई 2021 


गृह विभाग 


अभियोजन निदेशालय 


अधिसूचना 

3 जून 2021 
सं ० अ 0 नि 0 ( 01 ) 25 / 2013-845 / स्था ० — श्री शांति कुमार मिश्र , अनुमण्डल अभियोजन पदाधिकारी , से 070 , 
जिला अभियोजन कार्यालय , बेगूसराय , प्रतिनियुक्त अभियोजन निदेशालय , बिहार , पटना को विधि विभाग , बिहार , पटना 
की सहमति से जिला अभियोजन कार्यालय , पटना सदर में स्थानांतरित करते हुए आर्थिक अपराध ईकाई द्वारा भ्रष्टाचार 
निवारण अधिनियम , 1988 के अन्तर्गत दर्ज काण्डों - राजसात ( Confiscation ) से सम्बन्धित वादों के संचालन हेतु 
विशेष न्यायालय , पटना सदर में विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सुधांशु कुमार चौबे , 

उप सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 568-57 1 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


